Reg.No.GR/RNP/GOA/32 


RNINo.GOAENG/ 2002/ 6410 


Panaji , 30th March , 2004 ( Chaitra 10 , 1926 ) 


SERIES II No. 52 


a 


व भद्राणि पश्यन्तु मा करिब 


दुखमाप्नुयात 


GOVERNMENT 


GOAT 


GAZETTE 


OF 


ILIAL 


GOVERNMENT OF GOA 


EXTRAORDINARY 


No. 


3 


GOVERNMENT 

OF GOA 
Department of Elections 


भारत निर्वाचन आयोग 

निर्वाचन सदन , 
अशोका रोड , 
नई दिल्ली -११०००१ 

२२ मार्च, २००४ 
दिनांक 

२ चेत्र , १ ९ २६ (शक ) 


Notification 


No. 2-1-2004/ ELEC/ 800 


The following three Notifications No. 429/GOA / 2004 , 
No. 434 / GOA-LA/ 2004 ( 1 ) and No. 434 / GOA- HP / 2004 ( 2 ) 
dated 22-03-2004 respectively, issued by the Election 
Commission of India , New Delhi are hereby published 
for general information . 


P.K. Patidar, Joint Chief Electoral Officer. 


अधिसूचना 
संख्या ४३४/ गोवा - लो . स./ २००४ ( २ )-लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , १ ९ ५१ (१ ९ ५१ का ४३ ) की धारा २२ की उपधारा 
( १ ) के उपबन्धों के अनुसरण में , निर्वाचन आयोग यह निदेश देता 
है कि गोवा राज्य में संसदीय निर्वाचन - क्षेत्रों के लिए साहयक 
रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति से सम्बन्धित २२ जनवरी , २००१ 
की उसकी अधिसूचना संख्या ४३४/ गोवा - लो . स. / २००१ ( २ ) में 
निम्नलिखित संशोधन लिए जाएगें अर्थात : 


Panaji , 30th March, 2004. 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


Nirvachan Sadan , 
Ashoka Road , 
New Delhi - 110001 . 


Dated : 


22nd March, 2004 . 
2 Chairtra , 1926 (Saka ) 


No. 434/ GOA- HP/ 2004 ( 2 ) . In pursuance to the 
provisions of sub -section ( 1 ) of Section 22 of the 
Representation of People Act , 1951 ( 43 of 1951 ) , the 
Election Commission hereby directs that following 
amendment shall be made in its Notification No. 434 / 
/ GOA- HP / 2001 ( 2 ) dated 22 January, 2001 relating to the 
appointment of Assistant Returning Officers for 
Parliamentary Constituencies in the State ofGoa, namely ; 


उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ- २ में , मद संख्या 
१- पणजी के सामने , “ ४ उप कलक्टर बारडेज-II, पेरनेम तालुक 
के लिए " प्रविष्टि जोडी जाएगी । 

आदेश से , 
एस. के . कौरा 
सचिव 
भारत निर्वाचन आयोग 


Nirvachan Sadan , 
Ashoka Road , 
New Delhi - 110001 . 


In column 2 of the Table appended to the said 
notification against item No. 1 - Panaji , the entry 
" 4. Deputy Collector, Bardez - II for Pernem Taluka" shall 
be added .. 


Dated : 


22nd March, 2004. 
2 Chairtra , 1926 ( Saka ) 


By order , 


Notification 


S. K. KAURA 

Secretary to the 
Election Commission of India 


No. 434 / GOA- LA/ 2004( 1 ) . In pursuance to the 
provisions of section 21 of the Representation of People 


Ha - . -............. 


ENAम 


1562 
SERIES II No. 52 


OFFICIAL GAZETTE GOVT. OF GOA 

(EXTRAORDINARY No. 3 ) 


30TH MARCH, 2004 


सारणी 


Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby 
directs that following amendment shall be made in its 
Notification No. 434 /GOA -LA / 2001 ( 1) dated 22 January, 
2001. relating to the appointment of Retuming Officers 
for Assembly Constituencies in the State of Goa, namely ; 


रिटनिंग आफिसर 


क्रम संख्या और विधान 
सभा निर्वाचन - क्षेत्र का नाम 


१ 


In column 2 of the Table appended to the said 
notification for the existing entries against item 
No. 1 -Mandrem , 2 -Pernem and 3 - Dargalim ( SC ) , the 
following entries shall be substituted : 


१- मानड्रेम 


२- पेरनेम 


TABLE 


उप कलक्टर बारडेज 
पेरनेम तालुक के लिए 
उप कलक्टर बारडेज 
पेरनेम तालुक के लिए 
उप कलक्टर बारडेज 
पेरनेम तालुक के लिए 


No. & Name of 
Assembly Constituency 


Returning Officer 


३- डारगालिम ( अ . जा ) 


- 


1 


2 


1 - Mandrem 


Deputy Collector, Bardez -II 
for Pernem Taluka . 


आदेश से , 
एस . के. कौरा 
सचिव 
भारत निर्वाचन आयोग 


2 - Pernem 


Deputy Collector, Bardez -II 
for Pernem Taluka , 


3 - Dargalim (SC ) 


Deputy Collector, Bardez -II 
for Pernem Taluka . 


Ama 


WALA 


Nirvachan Sadan , 
Ashoka Road , 
New Delhi 110001. 


By order, 


- 


Dated : 


22nd March, 2004 . 
2 Chairtra , 1926 (Saka ) 


S. K. KAURA 

Secretary to the 
Election Commission of India 


Notification 


- 


भारत निर्वाचन आयोग 


No. 429 /GOA / 2004.- In pursuance to the provisions 
of sub -section ( 1 ) of Section 13B of the Representation of 
People Act, 1950 (43 of 1950 ), the Election Commission 
hereby directs that following amendment shall be 
made in its Notification No. 429 /GOA / 2001 dated 21 
December, 2001 relating to the appointment of Electoral 
Registration Officers for Assembly Constituencies in the 
State of Goa, namely ; 


निर्वाचन सदन , 


अशोका रोड , 
नई दिल्ली 

दिल्ली-११०००१ 


दिनांक 


२२ मार्च, २००४ 
२ चेत्र , १ ९ २६ ( शक ) 


In column 2 of the Table appended to the said 
notification for the existing entries against items 
No. 1 - Mandrem, 2 - Pernem and 3 - Dargalim ( SC ), the 
following entries shall be substituted : 


अधिसूचना 


TABLE 


No. & Name of 
Assembly Constituency 


Electoral Registration 

Officer 


अधिनियम , 


1 . 


2 


1 - Mandrem 


संख्या ४३४/ गोवा - वि . स./ २००४ ( १ ) -लोक 

( १ ) -लोक प्रतिनिधित्व 
१ ९ ५१ ( १ ९ ५१ का ४३ ) की धारा २१ के उपबन्धों 
के अनुसरण में , निर्वाचन आयोग गोवा राज्य में विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटनिंग आफिसर की नियुक्ति से 
सम्बन्धित २२ जनवरी , २००१ की अधिसूचना संख्या 
४३४ / गोवा - वि . सं. - २००१ (१ ) में निम्नलिखित संशोधन किए 
जाएगें अर्थात : 


Deputy Collector, Bardez -II 
for Pernem Taluka . 


2 - Pernem 


Deputy Collector , Bardez -II 
for Pernem Taluka . 


3 - Dargalim ( SC ) 


Deputy Collector, Bardez -II 
for Pernem Taluka . 


By order, 


उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ २ में , मद संख्या 
१- मानड्रेम , २- पेरनेम , ३- डारगालिम ( अ . जा . ) के सामने 
विधमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित 

पर निम्नलिखित प्रविष्टियां 
प्रतिस्थापित की जाएगी । 


S. K. KAURA 

Secretary to the 
Election Commission of India 


423ERSITYaawupreadacsic : MINxnaimsamunawmmrammarwarimmine 


OFFICIAL GAZETTE GOVT. OF GOA 

(EXTRAORDINARY No. 3) 


1563 
30TH MARCH, 2004 


SERIES II No. 52 


भारत निर्वाचन आयोग 


सारणी 


निर्वाचन सदन , 


क्रम संख्या और विधान 
सभा निर्वाचन - क्षेत्र का नाम 


निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण 

अधिकारी 


अशोका रोड , 
नई दिल्ली -११००० 

२२ मार्च, २००४ 
दिनांक 

२ चेत्र , १ ९ २६ (शक ) 


१ 


२ 


१- मानड्रेम 


॥ 


उप कलक्टर बारडेज 
पेरनेम तालुक के लिए 


२- पेरनेम 


उप कलक्टर बारडेज 
पेरनेम तालुक के लिए 


अधिसूचना 
संख्या 

४२ ९ / गो वा / २००४ - लो क प्रतिनिधित्व 
अधिनियम १ ९ ५० (१ ९ ५० का ४३ ) की धारा १३ ख की 
उपधारा (१ ) के उपबन्धों के अनुसरण में , निर्वाचन आयोग गोवा 
राज्य में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति से 
सम्बन्धित २१ दिसम्बर , २००१ की अधिसूचना संख्या 
४२९ / गोवा / २००१ में निम्नलिखित संशोधन लिए जाएगें अर्थात: 


३- डारगालिम ( अ . जा ) 


उप कलक्टर बारडेज 
पेरनेम तालुक के लिए 


आदेश से , 


उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ २ में , मद संख्या 
१- मानड्रेम , २- पेरनेम, ३- डारगालिम ( अ. जा . ) की विधमान 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की 
जाएगी । 


एस. के . कौरा 
सचिव 
भारत निर्वाचन आयोग 


N 


- 


.. 


GOVERNMENT PRINTING PRESS , 

PANAJI -GOA 
PRICE - Rs. 1.50 


DowMeRANICHAR 


namanraniuminuuu.shahaharma..- 


ARRORSCORRUARMYRIEORANHAYAVavpactrendraupassanpowertorytmarATERTAINERGravranweensnare 


